निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 फाल्गुन 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 164 ) पटना , मंगलवार , 28 फरवरी 2017 


निबंधन , उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 


अधिसूचना 

16 नवम्बर 2016 
सं0 V / ई - 101 / 2015 - 5798 – श्रीमती रीता सिन्हा, जिला अवर निबंधक, दरभंगा सदर को सहायक 
निबंधन महानिरीक्षक के पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सहायक निबंधन 
महानिरीक्षक , पटना प्रमंडल, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 V / ई - 101 / 2015 - 5799 — श्री सुकुमार झा , जिला अवर निबंधक , गया सदर को सहायक निबंधन 
महानिरीक्षक के पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सहायक निबंधन महानिरीक्षक , 
कोशी प्रमंडल, सहरसा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 V / ई - 101 / 2015 - 5800 — श्री मनोज कुमार संजय, जिला अवर निबंधक , बक्सर सदर को सहायक 
निबंधन महानिरीक्षक के पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सहायक निबधन 
महानिरीक्षक, पूर्णिया प्रमंडल पूर्णियाँ के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 V / ई - 101 / 2015 - 5801 _ श्री संजय सिन्हा, जिला अवर निबंधक , बेगुसराय सदर को सहायक निबंधन 
महानिरीक्षक के पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सहायक निबंधन महानिरीक्षक , 
दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 V / ई - 101 / 2015 - 5802 - श्री शहबाज आलम, अवर निबंधक , जयनगर ( मधुबनी) को जिला अवर 
निबंधक के पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक जिला अवर निबंधक , जमुई सदर के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 V / ई - 101 / 2015 - 5803 — मो0 जावेद अंसारी, प्रभारी जिला अवर निबंधक, मधेपुरा सदर को जिला 
अवर निबधंक के पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक जिला अवर निबंधक, 
जहानाबाद सदर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 V / ई - 101 / 2015 - 5804 – श्रीमती रीवा चौधरी, प्रभारी जिला अवर निबंधक, जहानाबाद सदर को 
जिला अवर निबंधक के पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक जिला अवर निबंधक , 
गया सदर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 V / ई - 101 / 2015 - 5805 — श्री मणीन्द्र नाथ झा , प्रभारी जिला अवर निबंधक, पूर्णियाँ सदर को जिला 
अवर निबंधक के पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक जिला अवर निबंधक , दरभंगा 
सदर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


बिहार गजट ( असाधारण) , 28 फरवरी 2017 
सं0 V / ई - 101 / 2015 - 5806 — श्री अजय कुमार, प्रभारी जिला अवर निबंधक, छपरा सदर को जिला अवर 
निबंधक के पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक जिला अवर निबंधक , किशनगंज 
सदर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 V / ई - 101 / 2015 - 5807 __ श्री उमलेश प्रसाद सिंह , प्रभारी जिला अवर निबंधक, खगडिया सदर को 
जिला अवर निबंधक के पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक जिला अवर निबंधक , 
मधेपुरा सदर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 V / ई - 101 / 2015 - 5808 — श्री यशपाल, अवर निबंधक, ढाका ( पू0 चम्पारण) को जिला अवर निबंधक 
के पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक जिला अवर निबंधक , बक्सर सदर के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 

__ सं0 V / ई - 101 / 2015 - 5809 — श्री जय कुमार, प्रभारी जिला अवर निबंधक , किशनगंज सदर को जिला 
अवर निबंधक के पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक जिला अवर निबंधक , पूर्णियाँ 
सदर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 V / ई - 101 / 2015 – 5810 श्री ऋषि कुमार सिन्हा, संयुक्त अवर निबंधक, पटना, अतिरिक्त प्रभार अवर 
निबंधक, फुलवारीशरीफ को जिला अवर निबंधक, के पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश 
तक जिला अवर निबंधक, खगड़िया सदर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 V / ई - 101 / 2015 - 5811 — श्री प्रमोद कुमार, अवर निबंधक, पारू (मुजफ्फरपुर ) को जिला अवर निबंधक 
के पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक जिला अवर निबंधक, समस्तीपुर सदर के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 V / ई - 101 / 2015 - 5812 — श्री संजय कुमार, अवर निबंधक, छौड़ादानो ( पू0 चम्पारण) को जिला अवर 
निबंधक के पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक जिला अवर निबंधक, छपरा सदर 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 V / ई - 101 / 2015 – 5813 श्री राकेश कुमार, जिला अवर निबंधक, जमुई को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक जिला अवर निबंधक, बेगुसराय सदर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 V / ई - 101 / 2015 – 5814 श्री राजकुमार झा , जिला अवर निबंधक, कैमूर को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक जिला अवर निबंधक , मुंगेर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 V / ई - 101 / 2015 - 5815 — श्री अमित कुमार सिन्हा, जिला अवर निबधंक, गोपालगंज को स्थानांतरित 
करते हुए अगले आदेश तक जिला अवर निबंधक, कैमूर के पद पर पदस्थपित किया जाता है । 

सं0 V / ई - 101 / 2015 - 5816 — श्री दिलीप कुमार दास, जिला अवर निबंधक, मुंगेर को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक जिला अवर निबधंक , गोपालगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 V / ई - 101 / 2015 - 5817 _ श्री पप्पु कुमार, अवर निबंधक अमौर ( पूर्णियाँ) को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक अवर निबधंक, दाउदनगर ( औरंगाबाद ) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 V / ई - 101 / 2015 - 5818 _ श्री कौशल किशोर झा , अवर निबंधक, जोकीहाट ( अररिया ) को स्थानांतरित 
करते हुए अगले आदेश तक अवर निबंधक , अमौर ( पूर्णियाँ ) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । अधिसूचना निर्गत होने के उपरांत शीघ्र प्रभार ग्रहण कर प्रतिवेदन 
विभाग को उपलब्ध कराया जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

___ अभय राज , 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 164 -571 + 10 -डी0टी0जी0I 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


